OG 


NO 


( RICA 


MINE 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


6 फाल्गुन, 1940 ( श०) 
25 फरवरी, 2019 ( ई० ) 


संख्या - 148 राँची, सोमवार , 


कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
14/ 02/ 2019 


संख्या:- 7/ स्था०- 801/ 2018 का० 1361 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री सुधीर कुमार झा , 
अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:- 7/ स्था०- 801/ 2018 का० 1362-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री अनिल कुमार सिंह , 
अवर सचिव , ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर 
सचिव , कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या:- 7/ स्था०- 801/ 2018 का . 1363-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री प्रभुनाथ शर्मा, अवर 
सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए 
अगले आदेश तक अवर सचिव, स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, झारखण्ड , राँची 
के पद पर पदस्थपित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 25 फरवरी, 2019 
संख्या:-7/ स्था०- 801/ 2018 का . 1364-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री दिलीप कुमार साह, 
अवर सचिव, पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते 
हुए अगले आदेश तक अवर सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग , झारखण्ड राँची के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:-7/ स्था०- 801/ 2018 का० 1365-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री श्यामानन्द झा , अवर 
सचिव , उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग , झारखण्ड , राँची को स्थानानंतरित करते हुए अगले आदेश 
तक अवर सचिव , जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या :-7/ स्था०- 801/ 2018 का . 1366 -- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री विपिन कुमार , अवर 
सचिव, श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक 
अवर सचिव, ग्रामीण विकास के तहत ग्रामीण कार्य मामले , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या:-7/ स्था०- 801/ 2018 का० 1367-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री आनन्द सुरीन , अवर 
सचिव, विधि विभाग, झारखण्ड , राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , पुलिस 
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक का कार्यालय, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या:-7/ स्था०-801/ 2018 का . 1368-- झारखण्ड सचिवालय सेवा के श्री रेज्युस बाढ़ अवर 
सचिव , पथ निर्माण विभाग, झारखण्ड, राँची को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक अवर सचिव , 
श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


अजय कुमार सिंह, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 148 -- 50 


